रजिस्ट्री सं . डी. एल. - 33004/ 98 


REGD. NO. D . L.- 33004/98 


ific 


. 


मयाजपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग [ -- खण्ड 1 
PARTI _ Section 1 


.. . . . ... 


. 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


HOS 


- 


- 


No. 167 


सं० 1671 
No . 1671 


_ 


नई दिल्ली , बुधवार , अगस्त 5, 1998 / श्रावण 14, 1920 
NEW DELHO , WEDNESDAY, AUGUSTS , 1998 /SRAVANA 14 , 1920 


NEW DELHI, ME 


वाणिज्य मंत्रालय 
सार्वजनिक सूचना सं. 26 ( आरई - 98 ) / 1997 -- 2002 

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1998 
फा . सं. 01 / 91 / 162 / 273 / 99 पी सी 3 : - यथा संशोधित निर्यात और आयात नीति 1997 - 2002 के अध्याय 16 -निर्यात की निमेधात्मक 
सूची, भाग - 1, पैरा 16 . 1 - निषिद्ध मदों की क्रम सं. 2 में उल्लिखित प्रविष्टि की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।निर्यात और आयात नीति 1992 - 2002 
के पैराग्राफ 16 .2 - प्रतिबंधित मदों ( लाइसेंस के अधीन निर्यात अनुमत ) के क्रम सं. 32 की प्रविष्टि की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है । 

2. निर्यात और आयात नीति 1997 - 2002 के पैराग्राफ 4.11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार , 
एतद्वारा इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक 1 में यथा उल्लिखित विदेशी पक्षियों की प्रजातियों के निर्यात के संबंध में अपनायी जाने वाली शर्तों और 
प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करते हैं । . 

3. ऐसे सभी निर्यात केवल विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी किये जाने वाले निर्यात लाइसेंस के तहत अनुमत होंगे । 

4. निर्यात लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवेदनपत्र, प्रक्रिया पुस्तक 1997 - 2002 , भाग -1 के परिशिष्ट 18क में दिये गये फार्म पर इस 
सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर महानिदेशक, विदेश व्यापार , नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जाये । इस आवेदन के साथ विदेशी 
खरीददार से वैध निर्यात आदेश अपरिवर्तनीय साखपत्र की एक प्रति, वैध आर सी एम सी की एक प्रति, आईई कोड सं. की एक प्रति और संबंधित राज्य 
जहां से विदेशी पक्षियों को प्राप्त किया गया है उस राज्य के मुख्य वन्य प्राणी वार्डन से इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये कि निर्यात किए जाने 
वाले पक्षी केप्टिव ब्रेड स्टोक से संबंधित हैं । 

5. लाइसेंस जारी करने के लिए मुख्यालय में गठित निर्यात लाइसेंसिंग समिति ऐसे आवेदनों पर गुण - दोप के आधार पर विचार करेगी जो मात्रा 
आधारित सीमा प्रि -शिपमैंट निरीक्षण की शर्तों और सी आई टी ई एस प्रमाणपत्र , जहां लागू हों , सहित समय - समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन होंगे । 

6. विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निर्यात लाइसेंस केवल तभी जारी किया जायेगा जब फर्म संबंधित राज्य के मुख्य वन्य प्राणी पार्डन, जहां 
से उसने विदेशी पक्षियों को प्राप्त किया है से पृष्ठांकन और सी आई टी ई सी प्रमाणपत्र जो भी लागू हो , के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय को मूल रूप 
से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि निर्यात किए जाने वाले पक्षी कैप्टिव ब्रेड स्टॉक में से है । 

7. लाइसेंसिंग वर्ष 1998 - 99 के दौरान जारी लाइसेंसों के तहत इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक - 1 में यथा निर्दिष्ट विदेशी पक्षियों की 
प्रजातियों का निर्यात 31 मार्च, 1999 तक पूरा कर लिया जायेगा । 
8. इसे लोक हित में जारी किया जाता है । 

एन. एल . लखनपाल, महानिदेशक , विदेश व्यापार 
2113 9 / 98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 - Sec . 1 ] 


3717 - 1 
उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में यथा निर्दिष्ट इन शर्तों के अधीन लाइसेंस के तहत विदेशी पक्षियों की प्रजातियों के निर्यात की अनुमति है । 
1. patron for 
2 . PICA 
3 . FITTE 
4 . Im 41 
5. fnato 
6. Jafretot 


MINISTRY OF COMMERCE 
PUBLIC NOTICE NO . 26 (RE -98 )/1997 — 2002 

New Delhi, the 5th August, 1998 
F . No. 01 /91 / 162 / 273 /99 PC II - Attention is invited to the entry appearing at $ , No. 2 of Chapter 16 , Negative List 
of exports , Part I, Paragraph 16 . l -prohibited itemsof the Export and Import Policy 1997 – 2002 , as amended . Attention is also 
invited to the entry at Sl. No . 32 of paragraph 16 . 24Restricted items (Exports permitted under Licence ) of the Export and 
Import Policy 1997 - 2002. 

2 . In exercise of the powers conferred under paragraph 4 . 11 of the Export and Import Policy 1997 - 2002 , The 
Director General of Foreign Trade hereby specifies the conditions and procedure to be followed in respect of the export of 
species of exotic birds as mentioned in Annexure I to this Public Notice . 

3 . All such exports shall be permitted only against an Export Licence to be issued by the Director General of foreign 
Trade . 

4 . Applications for grant of Export Licence may be made in the form given in Appendix 18A of the Hand Book of 
Procedure 1997 - - 2002 , Vol. I within 30 days from the datc of issue of this Public Notice to the Director General of Foreign 
Trade, New Delhi. It shall be accompanied by a Copy of valid Exports Order / Irrevocable letter of credit from the foreign buyer , 
a copy of the valid RCMC, a copy of the 1. E . Code Number and a Certificate from the Chief Wild Life warden of the concerned 
state from where Exotic birds has bcen procured to the cffect that the birds to be exported are from captive Bred Stock . 

5. The Export Licensing Comınittee at the Headaquartert may consider such applications on merits for issue of 
export licences which shall be subject to any condition as may be prtscribed from time to time including the conditions of 
Quantitative Ceilings, pre - shipment inspection and CITES Certificates,wherever applicable . 

6 . The export licence shall be issued by the Directorate General of Foreign Trade only when the firm produces the 
Certificate in Original from the Chief/Wild Life Warden of the concerned state, from where the Exotic birds have been procured , 
to the effect that the birds to be exported are from Captive Brod Stock , to the Directorate General of Foreign Trade for endorsement 
and CITES Certificate wherever applicable . 

7. Export of Species of Exotic birds as specified in Annexure-I to this Public Notice against licences issued during 
the licensing year 1998 - 99 shall be completed by 31st March , 1999 . 
8. This issues in the public interest. 

NL . LAKHANPAL , Director General of Foreign Trade 

ANNEXURE I 
Species of Exotic birds permitted for export under licence subject to such conditions as specificd in the above Public 
Notice. 

1. Albino Budgerigars 
2 . Bengali Finches 
3. Budgerigars 
4 . Java Sparrow 
5 . While Finches 
6 . Zebra Finches 


- - - 


- 


- 


- 


Printed by the Mannger , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi- 110054 - - 1998 


